Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 52—2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 22, 2022 (CHAITRA 1, 1944 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 22 मार्च, 2022 


संख्या 18 / 15 // 2022-2क1.--- हरियाणा नगरपालिका as परिसीमन नियमावली, 197 के नियम-10 तथा हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/15 / 2022-261, दिनांक 15 फरवरी, 2022 के सन्दर्भ में, 
हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर पालिका, सीवन, जिला - कैथल के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित 
करते है :- 


सीमाओं की अनुसूची 

वार्ड संख्या 01 :- कैथल-चीका मैन रोड से उतर-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मुरब्बा नं० 7 के किला नं0 13 से गुजरती 
हुई तत्पश्चात मुरब्बा नं० 2 के किला नं0 11, 12, 13, 14 से पूर्व मे किला Ao 16 के पश्चात दक्षिण मे मलूख सिंह के घर से 
होते हुए तत्पश्चात शमशान घाट हिम्मतपुरा पूर्व से दक्षिण की ओर सरस्वती नहर से गुजरते हुए मुरब्बा नं० 97 के किला 
नं0 5, 6, 15, 16, 25 से तत्पश्चात पश्चिम मे मुरब्बा नं0 80 के तत्पश्चात दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए मुकेश के घर से 
गुजरते हुए तत्पश्चात सुरजीत सिंह के मकान से मुड़कर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात विरेन्द्र कुमार के मकान 
से उतर दिशा की तरफ मुड़कर तत्पश्चात पश्चिम दिशा की तरफ थोडा चलने के तत्पश्चात गुरचरण सिंह के मकान के सामने 
से आगे जाकर फिर से उतर दिशा की तरफ मुड़कर काली चरण के मकान से गुजरते हुए तत्पश्चात पूर्व दिशा की तरफ 
मुड़कर विकार सिंह के मकान के सामने से गुजरते हुए कैथल-चीका रोड़ के तत्पश्चात उतर दिशा तरफ चलने के बाद मुरब्बा 
Ho 42 से पश्चिम दिशा की तरफ मुरब्बा 40 43 के किला Ao 25, 24 से होते हुए तत्पश्चात मुरब्बा नं० 47 के किला नं0 3, 
2, 10 के तत्पश्चात उतर दिशा की तरफ मुरब्बा नं० 44 के किला नं0 25, 16, 15, 64 से होते हुए मुरब्बा नं० 30 के किला 
Ao 24, 17, 14 के पूर्व से गुजरती हुई तत्पश्चात पूर्व दिशा की तरफ मुरब्बा Ho 30 के किला नं0 6 तथा मुरब्बा 40 31 के 
किला 40 10, 2 व 3 से गुजरते हुए मुरब्बा Ho 29 के किला नं0 23, 24, 16 व मुरब्बा नं० 28 के किला नं0 20, 11, 12, 9, 
8, 3, 4 से गुजरती हुई उतर दिशा की तरफ मुरब्बा नं० 16, 15 के बाद yal 40 7 के किला Ao 21, 19, 12 मे जाकर 
वापिस मुरब्बा Ho 7 के किला नं0 13 पर मिलती है। 


वार्ड संख्या 02 :- कैथल-चीका मैन रोड से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मुरब्बा Ao 92 के किला नं0 2, 3, 4, 5 एवं मुरब्बा 
नं0० 93 के किला नं0 10, 9, 12, 13, 17, 16 के तत्पश्चात मुरब्बा नं0 94, 98, 97 के मध्य से गुजरती हुई मुरब्बा Ao 97 के 
किला नं0 25 के जोकि नगरपालिका की पश्चिमी सीमा है तक, फिर नगरपालिका की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा 
की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 265 के किला नं0 25 तक, फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुरब्बा Ao 265, 266की दक्षिणी मुरब्बा 


(904) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 905 


लाईन के साथ-साथ मुरब्बा नं० 267 तथा एस.एस. बाल सदन पब्लिक स्कूल, सीवन को बाहर छोडते हुए मुरब्बा Ao 268 की 
पूर्वी मुरब्बा लाईन के पश्चात दक्षिण में मुरब्बा नं० 268 की दक्षिणी मुरब्बा लाईन के तत्पश्चात उतर दिशा की तरफ जाने के 
बाद मुरब्बा नं० 269 के जोहड़ के साथ गुजरती हुई अनिल कुमार के घर से तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर विशाल 
के मकान से पश्चिम दिशा तरफ पुलिस स्टेशन के साथ गुजरती हुई कैथल-चीका मैन रोड़ से उतर दिशा की तरफ जाते हुए 
मुरब्बा नं० 92 के किला Ho 1 मे मिल जाती है। 


वार्ड संख्या 03 :- कैथल-चीका मैन रोड़ से पूर्व दिशा मे पुलिस स्टेशन के पास गुजरती हुई धर्मवीर के मकान के तत्पश्चात 
उतर दिशा की तरफ चलते हुए रमेश कुमार के मकान के तत्पश्चात पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर जोहड़ के पास से गुजरती 
हुई मुरब्बा Ao 268 की पश्चिमी मुरब्बा लाईन के साथ-2 एस.एस. बाल सदन पब्लिक स्कूल, सीवन को अन्दर लेते हुये 
नगरपालिका की पूर्वी सीमा में मुरब्बा नं० 298 के किला नं0 5 तक तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ मुरब्बा Ao 298, 299 
के किला नं0 15 के तत्पश्चात दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ मुरब्बा 40 299, 298, 305, 306, 307 सत्संग भवन के सामने से 
गुजरती हुई मुरब्बा नं0 308, 309 के मध्य से गुजरती हुई कैथल-चीका मैन रोड़ के तत्पश्चात उतर दिशा की तरफ मुड़कर 
पुलिस स्टेशन के साथ में मिल जाती है। 

वार्ड संख्या 04 :- कैथल-चीका मैन रोड़ से पूर्व दिशा की ओर सुभाष चंद के मकान के सामने से गुजरते हुए तत्पश्चात 
बहादुर के मकान से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए नगरपालिका की पूर्वी सीमा में मुरब्बा नं० 299 के किला qo 15 तक 
तत्पश्चात नगरपालिका की पूर्वी सीमा के साथ-2 मुरब्बा नं० 359 के किला नं0 3 की उतरी सीमा तक तत्पश्चात मुरब्बा 
नं0 358, 357, 356, 355, 354 व 353 की उतरी मुरब्बा लाईन के साथ-2 तत्पश्चात मुरब्बा Ao 352 के बीच से गुजरते हुये 
तत्पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर मुरब्बा नं0, 367,368 से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ते हुए डेरा जग्गा सीवन के सामने से 
गुजरते हुए मुरब्बा नं० 371 के तत्पश्चात दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए फतेह सिंह के मकान के तत्पश्चात उतर 
दिशा की ओर चलते हुए शीला रानी के घर के तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कैथल-चीका मैन रोड के तत्पश्चात 
उतर दिशा की ओर चलते हुए बिजली घर व गोदाम के सामने से गुजरते हुए के तत्पश्चात सुभाष चंद के मकान पर आकर 
मिलती है। 

वार्ड संख्या 05 :- सरकारी हस्पताल सीवन से पूर्व दिशा की ओर चलते जलघर के सामने से कैथल चीका मैन रोड़ के 
तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गोदाम, बिजली घर के सामने से गुजरते हुए के तत्पश्चात बिजली घर के सामने 
वाली गली से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सुरेश कुमार नजदीक गंगा राम शेलर के सामने से चलते हुए के तत्पश्चात 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मुरब्बा Ao 371 4 फतेह सिंह के मकान से तत्पश्चात पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुए मुरब्बा 
do 370, 369 डेरा जग्गा सीवन के सामने से गुजरते हुए मुरब्बा Ao 368 के तत्पश्चात उतर से पश्चिम मुड़ते हुए मुरब्बा 
Ho 368, 367, 352 के मध्य से गुजरते हुए मुरब्बा Ao 352 के किला नं0 1 तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर नांगा 
बाबा आश्रम सीवन के सामने से गुजरते हुए मुरब्बा Ao 330 की पूर्वी मुरब्बा लाईन के मध्य से पश्चात उतर की ओर चलते हुए 
के मुरब्बा नं० 312 पर ठहरती है। तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर मुडते हुए विद्या देवी के मकान से सामने से गुजरते हुए 
पूर्व दिशा की ओर चलते हुए के तत्पश्चात हरिजन चौपाल के सामने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए तालाब के साथ से 
गुजरते हुए के तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शमशान के सामने के तत्पश्चात दक्षिण से उतर दिशा की 
तरफ चलते हुए सरकारी हस्पताल पर आकर मिलती है। 

वार्ड संख्या 00 :- उतर दिशा मे रामकुमार सैनी के घर से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए कृष्णा के घर के सामने से मुड़कर 
दक्षिण से उतर दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुरेन्द्र के घर से मुड़कर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए 
तत्पश्चात सोनू के घर से मुड़कर दक्षिण से उतर पूर्व दिशा मे चलते हुए wed क॑ घर से मुड़कर उतर से दक्षिण पूर्व की 
तरफ चलते हुए तत्पश्चात रामेश्वर के घर से मुड़कर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सतीश के पास वाली 
गली से मुड़कर दक्षिण से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए बीर सिंह के मकान से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए 
तत्पश्चात कैथल-चीका मैन रोड़ से मुड़कर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात धर्मकांटे वाली गली से मुड़कर पश्चिम 
दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात श्याम लाल के घर से होकर सरकारी हस्पताल की तरफ चलते हुए हस्पताल fare से 
उतर की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के घर के सामने वाली गली मे पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तालाब के 
साथ-साथ चलते हुए रामकुमार सैनी के घर पर वापिस आकर मिलती है। 

वार्ड संख्या 07 :- ओडो वाले मोहल्ले मे सोनू के घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए के तत्पश्चात महंगा सिंह के मकान से 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए के तत्पश्चात पंडित कृष्ण मुरारी के मकान के सामने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए प्रेम 
चन्द्र के मकान के नजदीक से उतर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए के तत्श्चात रवि के घर के नजदीक खाली प्लाट से पूर्व 
दिशा की ओर चलते हुए कैथल-चीका मैन रोड के तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए नगरपालिका ऑफिस के सामने 
से पश्चिम की ओर चलते हुए गऊशाला के नजदीक से दक्षिण की ओर चलते हुए के तत्पश्चात जलदीप कुमार के मकान से 
पश्चिम की ओर मुडते हुए तत्पश्चात पश्चिम की ओर चलते हुए मानगू के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात छोटू राम 
के घर के दक्षिण दिशा से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए राहुल किरयाणा स्टोर व रामकुमार के घर के सामने से पूर्व 
से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात रवि के घर के सामने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सुन्दर लाल के मकान से 
पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात तालाब के साथ-2 चलते हुए दक्षिण से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात 
कशिश ais हाउस से मुड़ते हुए तत्पश्चात पश्चिम से उतर की ओर चलते हुए ओडो वाले मोहल्ले में सोनू के घर पर 
समाप्त होती हैं। 


906 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 


वार्ड संख्या 08 :- नागा बाबा रोड बाल्मीकि बस्ती में असलम के घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए तत्पश्चात डिम्पल के 
मकान के पास से मुड़कर उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात हरदीप सिहं के मकान से मुड़कर पूर्व से 
पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात बलजीत सिहं के घर से उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुरेश के 
मकान से मुड़कर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात भीम सिहं के मकान से मुड़कर दक्षिण से उतर की तरफ 
चलते हुए तत्पश्चात बलदेव के मकान से मुड़कर दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए तत्पचात जयनारायण के मकान से मुड़कर 
पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए तत्पश्चात बिटटु के मकान से उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के 
घर से होते हुए गुगा मेड़ी मन्दिर के सामने से गुजरते हुए सरकारी हस्पताल के सामने वाले तालाब से मुड़कर पूर्व से पश्चिम 
की तरफ चलते हुए तत्पश्चात तालाब के कोने से दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए हरिजन चौपाल के तत्पश्चात किरण के 
मकान से मुड़कर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए सुधीर के मकान से दक्षिण से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए 
तत्पश्चात सुरजीत के मकान से दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए अत में असलम के मकान में आकर मिल जाती है। 


वार्ड संख्या 09 :- सनातन धर्म मन्दिर मोहल्ला में प्रताप सिहं के मकान से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात पूर्णचन्द वर्मा 
के घर से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सतपाल शर्मा के मकान से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बिटटु के आगे गली से 
पश्चिम की ओर चलते हुए सहसी चौपाल के दाई तरफ गली से दक्षिण दिशा की तरफ से चलते हुए धीरा राम के घर से 
पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात सुरजीत कौर के मकान से दक्षिण की ओर मुड़कर दलवीर सिहं मकान से मुड़कर पश्चिम 
की दिशा की तरफ चलते हुए dg Goll देवी के मकान से मुड़कर पूर्व की तरफ चलते हुए ऋषि पाल के घर के सामने से 
मुड़कर उतर की तरफ चलते हुए बाल्मीकि धर्मशाला के दाई ओर मुडते हुए रमेश के घर के सामने से उतर की चलते हुए रवि 
के घर के सामने से मुड़कर दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उतर की तरफ चलते हुए प्रताप सिंह के मकान पर आकर मिल 
जाता है। 


वार्ड संख्या 10 :- डेरा गुरूनानक सर गोविन्दपुरा मुरब्बा नं० 280 से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए देवेन्द्र सिंह 
जोसन फार्म के सामने से गुजरते हुए राम सिहं राणा के बाई ओर गली से मुड़ते हुए तत्पश्चात उतर से दक्षिण की तरफ 
चलते हुए मुरब्बा Fo 291 के मध्य से गुजरते हुए तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए गुरूनाम Ree के मकान से होते 
हुए तत्पश्चात संजीव कुमार के घर से पश्चिम से पूर्व की ओर निरन्तर चलते हुए आंगनबाड़ी के सामने से चलते हुए तत्पश्चात 
कैलाश रानी के घर के सामने से उतर से दक्षिण की ओर चलते हुए भरत सिंह राणा के घर से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते 
हुए तत्पश्चात बबीता के घर सामने से उतर से पूर्व की ओर चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के घर के सामने से उतर से दक्षिण 
की तरफ चलते हुए तत्पश्चात विद्या देवी के मकान से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए कुलदीप सिहं के घर से पश्चिम से 
दक्षिण की ओर मुड़ते हुए तत्पश्चात परमजीत के घर से उतर से दक्षिण की तरफ जाते हुए तत्पश्चात सरोज रानी के घर के 
सामने से दक्षिण दिशा मे चलते हुए रमेश के घर से पूर्व से पश्चिम में चलते हुए तत्पश्चात रामेश्वर के घर से बाई तरफ मुड़ते 
हुए मुरब्बा नं0. 330 व नागा बाबा आश्रम के सामने से चलते हुए व डेरा निर्मल सिहं के पीछे से चलते हुए तत्पश्चात मुरब्बा 
Ho 322 के किला नं0० 23 से नगरपालिका सीवन की पश्चिमी सीमा के साथ चलते हुए मुरब्बा नं० 280 के किला नं0 1 पर 
मिलते है। 


वार्ड संख्या 11 :- डेरा राणा सीवन से पूर्व की तरफ चलकर मैन सोथा-कंगथली रोड के तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ 
चलते हुए तत्पश्चात रामदास के घर से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए तत्पश्चात भूपेन्दरपाल के घर से पूर्व की तरफ 
चलते हुए तत्पश्चात संतोष रानी के मकान से मुड़कर उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए वेद प्रकाश के घर से मुड़कर पूर्व से 
दक्षिण की ओर चलते हुए तत्पश्चात राजरानी के घर से उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए नरेन्द्र कुमार के घर से उतर से 
दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात लीला कृष्ण खट्टर के घर से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात 
कृष्ण के घर से दक्षिण की तरफ चलते हुए तत्पश्चात राजेन्द्र शर्मा के मकान के सामने होते हुए बाये तरफ की गली से पूर्व से 
पश्चिम की तरफ चलते हुए तत्पश्चात प्रेम के मकान के सामने से होते हुए तत्पश्चात राजीव कुमार के मकान से मुड़कर 
दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के घर से दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलते हुए तत्पश्चात अशोक के 
मकान से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामकुमार के घर से दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए तत्पश्चात 
कैलाश रानी के मकान से बाई ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए गुलाब कुमार के घर के सामने से जाते हुए तत्पश्चात 
मुरब्बा नं० 291 से मुड़कर दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 272 की पश्चिमी मुरब्बा लाईन के साथ-2 डेरा राणा 
के पास वाली गली में जाकर मिलती है। 

वार्ड संख्या 12 :- क्रोति मोहल्ला प्रताप सिहं राणा क॑ मकान से उतर पूर्व की तरफ चलते हुए तत्पश्चात कर्मवीर के मकान से 
दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए सुखबीर सिहं मकान के सामने से उतर की ओर चलने के तत्पश्चात अशोक कुमार के 
मकान से बाए ओर मुड़ने पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए बलवीर के घर के सामने से केवल मिड्डा के मकान के पास से 
गुजरने के पश्चात जोगिन्द्र राणा के मकान से गुजरते हुए पश्चिम से उतर दिशा की ओर जाते हुए बबीता के घर नजदीक से 
गुजरते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए बलराम सैनी के घर के पश्चात दक्षिण से पूर्व अर्जुन दास के सामने तरसेम के 
मकान के सामने से दक्षिण से उतर दिशा में चलने के पश्चात कहलोन बूटिक के सामने पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए 
संस्कृति कलेक्शन से दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए कैथल चीका मेन रोड से उतर से दक्षिण दिशा की ओर चलते 
से गर्वनमैन्ट सिनियर सकैण्डरी स्कूल के सामने से होते हुए बस स्टैण्ड की बाए ओर से मुडते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर 
चलते हुए अल्लाहदीन क॑ घर के सामने से पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ने के तत्पश्चात जागीर सिहं के मकान से पूर्व से 
पश्चिम दिशा की चलते हुए संदीप के मकान से दक्षिण से उतर दिशा मे चलते हुए कमल किशोर के घर केसामने से पूर्व से 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 907 


पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए भूषण लाल के घर से दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए सतीश वर्मा के मकान की बाई ओर 
वाली गली में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सुनील दत के घर के सामने से जाते हुए प्रताप सिहं राणा के घर पर 
आकर मिलती है। 

वार्ड संख्या 13 :- उतर में प्रदीप मेहता के घर से पूर्व दिशा की गमन करते हुए शिव दयाल के घर से उतर से दक्षिण दिशा 
की ओर चलते हुए संस्कृति कलेक्शन के ay ओर दक्षिण दिशा में चलते हुए GA चंद के घर से उतर से दक्षिण दिशा में 
चलते हुए पाला राम के घर के तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जयभगवान के घर उतर से दक्षिण की दिशा ओर 
चलते हुए महेन्द्र पाल के घर के बाए ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए महेन्द्र सिहं के मकान के सामने से गुजरते हुए 
उतर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए aa किशोर के घर के तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हुए शिमला देवी के 
घर से होते हुए उतर से दक्षिण दिशा में रमेश से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरोज गुप्ता के मकान से उतर से 
दक्षिण की ओर चलते हुए राधे श्याम के घर के सामने से जाते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ लीला किशन खट्टर के घर के 
सामने वाली गली से रामपाल के घर के तत्पश्चात दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए रमेश कुमार के घर के सामने से गुजरते 
हुए दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए राजेश बंसल के घर के सामने से होते हुए गीतांश मदान के मकान के सामने से 
जाने के तत्पश्चात प्रदीप मेहता के घर पर आ कर मिलती हैं। 


वार्ड संख्या 14 :- गीता tea के सामने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए तत्पश्चात मुरब्बा Ao 258 से दक्षिण से उतर की 
ओर चलते हुए तत्पश्चात मुरब्बा नं० 258 से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कृष्ण कुमार के घर के सामने से गुजरते 
हुए संतोख Re के घर से दक्षिण से उतर दिशा की ओर चलते हुए मुरब्बा Ao 259 के मध्य से गुजरने के तत्पश्चात कैथल 
det मेन रोड से उतर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रिका आटा बक्से के सामने से गुजरते हुए तत्पश्चात स्टेट बैंक 
ऑफ इंडिया के सामने वाली गली से चलते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात गौरव भटट के मकान से 
पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए सुभा के मकान से दक्षिण से उतर दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात गीता wea 
के चौंक से पश्चिम से पूर्व दिशा चलते हुए गीता epee के पास आकर मिलेगी | 


वार्ड संख्या 15 :- नगरपालिका की पश्चिमी सीमा पर मुरब्बा do 86 के किला नं0 10 से पूर्व मे नगरपालिका सीमा के साथ 
मुरब्बा AO 88, 105, 104, 103, 109, 110, 136, 135, 144, 145, 146, 147, 133, 132, 111, 112, 102, 90, 82, 69 से गुजरते 
हुए मुरब्बा नं० 61 मे सरस्वती नदी तक, फिर सरस्वती नदी के साथ-साथ पूर्व मे कृष्ण लाल के मकान के साथ से जाते हुए 
तत्पश्चात करतार सिहं के मकान से मुड़कर उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात जोगा सिहं के मकान से 
मुड़कर उतर से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात फूलचन्द के घर से मुड़कर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए 
मेन कैथल चीका रोड के तत्पश्चात डेरा गौतमपूरा से होते हुए तत्पश्चात शिव पैस्टीसाईडस एण्ड फर्टिलाईजर के सामने वाली 
गली जोकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। तत्पश्चात ज्ञान सिहं के घर से गुजरते हुए उतर से दक्षिण दिशा की तरफ 
चलते हुए मुरब्बा नं० 259 के मध्य से गुजरती हुई पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए मंदिर के सामने से गुजरते हुए 
मुरब्बा HO 258 के मध्य के उतर से दक्षिण दिशा ओर चलते हुए मैन रोड सोथा से पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ गीता wa 
से सामने से होते हुए डेरा राणा के सामने से चलते हुए तत्पश्चात मुरब्बा नं० 248 के किला do 25 के तत्पश्चात दक्षिण से 
उतर दिशा की तरफ चलते हुए नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाते gs वापिस मुरब्बा नं० 86 के किला 
नं0 10 में जाकर मिलती है। 


अरूण गुप्ता 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 

The 22nd March, 2022 
No. 18/15/2022-2C1.— In pursuance of the provisions of Rule-10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification 
No. 18/15/2022-2C1, dated 15th February, 2022, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the 

wards of Municipal Committee, Siwan, District - Kaithal as under:- 

SCHEDULE OF BOUNDARIES 

Ward No. 01 :- Moving towards the north-east direction from Kaithal-Cheeka Main Road, passing through Killa 
No. 13 of Murabba No. 7, then from Killa No. 11, 12, 13, 14 of Murabba No. 2 in the East, after Killa No. 16 in the 


South from Maluk Singh's house. After passing through the cremation ground Himmatpura from east to south and 
passing through Saraswati canal, from Killa No. 5, 6, 15, 16, 25 of Murabba No. 97 to Murabba No. 80 in the west. 


908 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 


After walking from south to north, passing through Mukesh's house, then turning from Surjit Singh's house and 
walking towards west, then turning north from Virendra Kumar's house and then walking for a while in west 
direction, then Going forward from the front of Gurcharan Singh's house, again turning north and passing through 
Kali Charan's house, then turning east and passing in front of Vikar Singh's house, then walking northwards on 
Kaithal-Cheeka road from Murabba No. 42 in the west direction, passing through Murabba No. 43, Killa No. 25, 24, 
then Murabba No. 47 Killa No. 3, 2, 10, then towards the north, through Murabba No. 44's Killa No. 25, 16, 15, 64, 
then passing through east of Killa No. 24, 17, 14 of Murabba No. 30, then moving towards east direction passing 
through Murabba No. 30's Killa No. 6 and Murabba No. 31's Killa No. 10, 2 and 3, Murabba No. 29's Killa No. 23, 
24, 16 Murabba No. 28's after passing through Killa No. 20, 11, 12, 9, 8, 3 and 4 towards north direction, after 
Murabba No. 16, 15, after going to Killa No. 21, 19, 12 of Murabba 07, it meets back at Killa No. 13 of Murabba 
No. 07. 


Ward No. 02 :- While walking towards the East from the Kaithal-Cheeka Main Road Killa No.. 2, 3, 4, 5 of Murabba 
No. 92 and Killa No. 10, 9, 12, 13, 17, 16 of Murabba No. 93 then passing through Murabba No. 94, 98 and upto 
Killa No.-25 of Murabba No. 97, which is the Municipal Boundary in east side then along with the eastern boundary 
of Municipal Committee towards south direction upto Killa No.-25 of Murabba no-265, then towards west side and 
southern boundary of Murabba no-265,266, then passing through Murabba No. 267 (Near S.S. Bal Sadan Public 
School, Siwan) then After 268's East Murabba line, then southern line of Murabba No. 268, after going northwards, 
passing along the Pond of Murabba No. 269, passing through house of Anil Kumar and then turning south from 
Vishal's house. Going towards north direction from Kaithal-Cheeka Main Road passing with police station towards 
west direction joins Killa No. 1 of Murabba No. 92. 


Ward No. 03 :- Passing in the east direction from Kaithal-Chika main Road near the police station, then walking 
towards the north direction of Dharamveer's house, then turning towards the east direction and passing near pond and 
along with western line of Murabba No. 268 and taking inside S.S. Bal Sadan Public School, Siwan upto Killa No. 5 
of Murabba No. 298 that is eastern boundary of Municipal Committee, then towards South-East Direction along the 
boundary of Municipal Committee upto Killa No. 15 of Murabba No. 299, then towards the south-west direction 
passing through Murabba No. 299, 298, 305, 306, 307, 308, 309 including Satsang Bhawan up to Kaithal-Cheeka 
main road then turning towards north up to police station which is the starting point. 


Ward No. 04 :- Passing in front of Subhash Chand's house from Kaithal-Cheeka Main Road in the east direction, 
then walking towards east direction from Bahadur's house, in the eastern boundary of the municipality of Murabba 
No. 299. Killa No.. 15, then along the eastern boundary of the municipality to the northern border of Killa No. 3 of 
Murabba No. 359, then along the eastern Murabba line of Murabba No. 358, 357, 356, 355, 354 and up to northern 
line of Murabba No. 353, then passing through the middle of Murabba No. 352 Turning in the direction of South East 
from Murabba no-367, 368 and passing in front of Dera Jagga Siwan, Murabba No. 371then moving from South to 
North, then Fateh Singh's house, then North, then Sheela Rani's house, then moving towards East, then on Kaithal- 
Cheeka main road, then moving towards North direction. And after passing in front of the power house and 
warehouse, then joining back to Subhash Chand's house. 


Ward No. 05 :- Going from the Government Hospital Siwan in the east direction from the front of the water house up 
to Kaithal Cheeka Main Road, then walking towards the south direction, passing through the warehouse, in front of 
the power house and then moving towards the west from the street in front of the power house, then walking in front 
of house of Suresh Kumar near Ganga Ram Shelar and then walking towards south direction in Murabba No. 371 
from Fateh Singh's house, then turning towards west direction, Murabba No. 370, 369 passing in front of Dera Jagga 
Siwan, then turning north to west after Murabba No. 368. Murabba No. 368, 367, 352 passing through the middle. 
Killa No. 1 of 352 After that turning from west to east, passing in front of Naga Baba Ashram Siwan through 
Murabba No.330 then After walking north from the middle of the East Murabba line of 330, it stops at Murabba 
No. 312, Killa No. 20, then turning from west to east, passing in front of Vidya Devi's house, walking in the east 
direction, then walking in front of Harijan Chaupal in the south direction, passing along the pond and then walking 
from west to east. After that in front of the cremation ground, walking from south to north direction, it meets at the 
government hospital. 


Ward No. 06 :- Moving from Ram Kumar Saini's house in the north direction towards east, turning in front of 
Krishna's house, turning from south to north, then turning from Surendra's house and moving from west to east, then 
turning south from Sonu's house, then Moving in the north-east direction from Sandeep's house, turning from north to 
south-east, then turning from Rameshwar's house and moving from west to east, then turning to the street near Satish 
and moving from south to east, then Walking from Bir Singh's house in west to east direction, then turning towards 
Kaithal-Cheeka main road and walking towards south, then turning towards Dharmakanta street and walking towards 
west, then through Shyam Lal's house towards Government Hospital, While walking from the hospital tiraha to the 
north, then walking in the lane in front of Subhash's house, walking towards the east, while walking along the pond, 
comes back to the house of Ram Kumar Saini. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 909 


Ward No. 07 :- Walking in the east direction from Sonu's house in Odo's locality, then moving towards south 
direction from the house of Mahnga Singh and then walking in the east direction from the house of Pandit Krishna Murari 
near Prem chandra's house and north Moving towards East, then from vacant plot near Ravi's house towards East, 
then on Kaithal-Cheeka main road towards South, in front of Municipal Office, towards West near Gaushala. After 
walking towards Jaldeep Kumar's house towards West. After that moving west from Mangu's house and then walking 
from south direction of Chhotu Ram's house from east to west direction, Rahul Kariyana Store and Ram Kumar’s 
house then Moving from east to west in front of Ravi's house then moving towards south direction from Sundar Lal's 
house then moving from south to west walking along the pond, then takes a turn from the Kashish cloth house, then 
walks west to north and meet back at Sonu's house in Odo's locality. 


Ward No. 08 :- Walking in the east direction from Aslam's house in Balmiki Basti on Naga Baba Road, then turning 
from near Dimple's house, walking from north to south, then turning from Hardeep Singh's house and walking from 
east to west, then Walking from house of Baljit Singh in the direction of north to south, then turning from Suresh's 
house and walking from east to west, then turning from Bhim Singh's house and walking from south to north, then 
turning from Baldev's house and walking from south to north After turning from Jaynarayan's house, walking from 
west to east, then from Bittu's house, walking from north to south, then passing through Subhash's house in front of 
Gugga Medi temple, turning from the pond in front of the government hospital Moving from east to west, then 
moving from south to north from the corner of the pond towards HarijanChoupal, then turning from Kiran's house, 
turning from east to west, then moving from Sudhir's house in the direction of south to west then turning from House 
of Surjit toward south to north direction and meets back at the house Aslam. 


Ward No. 09 :- Walking towards East direction from Pratap Singh's house in Sanatan Dharma Mandir Mohalla, then 
walking towards East direction from Purna Chand Verma's house while walking towards South direction from Satpal 
Sharma's house while walking towards west from the street in front of Bittu’s house, then walking from the street on 
the right side of the shainsi Chaupal in the south direction from the house of Dheera Ram, then from the house of 
Surjit Kaur, then turning to the south from the house of Dalveer Singh and walking towards the house of Tai Kelo Devi, 
then turning east in front of Rishipal's house, turning toward north then turning to the right of Valmiki Dharamshala, 
walking down from in front of Ramesh's house, turning from Ravi's house, turning south to west and reach back at 
House of Partap Singh. 


Ward No. 10 :- Walking from West to East from Dera Gurunanak Sar Govindpura Murabba No. 280, passing in front 
of Devendra Singh Josan Farm and turning to Ram Singh Rana's left side street. After that, moving from north to 
south, passing through the middle of Murabba No. 291, then walking from west to east, passing through Gurunam Singh's 
house, then from Sanjeev Kumar's house, walking continuously from west to east, walking from the front of the 
Anganwadi. After that in front of Kailash Rani's house Moving from north to south, moving from west to east from 
Bharat Singh Rana's house, then from north to east in front of Babita's house, then from north to south in front of 
Subhash's house, then moving from Vidya Devi house from West to East from the house of Kuldeep Singh, then 
going from North to South from Paramjeet's house, then moving in the south direction from opposite Saroj Rani's 
house to Ramesh's house Moving from east to west, then turning left from Rameshwar's house, Murabba No. 330 and 
while walking in front of Naga Baba Ashram and walking behind Dera Nirmal Singh, then Murabba No. 322 Walking 
along the western boundary of Municipality Siwan from Killa No. 23 of Murabba No. 322 to meet back at Killa 
No. 1 of Murabba No. 280. 


Ward No. 11 :- Walking east from Dera Rana Siwan, then on Main Sotha-Kangthali Road, then moving in the south 
direction, then moving from west to east from Ramdas's house, then moving east from Bhupinderpal's house and then 
turning to Santosh Rani's house Moving from north to south, then turning from the house of Ved Prakash, walking 
from east to south, then from the house of the Rajrani, walking from north to south from the house of Narendra Kumar, 
and then from the house of Leela Krishna Khattar, Walking from the house from west to east, then from Krishna's 
house to the south, then in front of Rajendra Sharma's house, walking east to west on the left side street and then in 
front of Prem's house Thereafter turning from Rajeev Kumar's house and walking from South to North, then 
from Subhash's house from South to West, then from Ashok's house, moving from East to West direction from 
Ram Kumar’s house South to North. After turning left from Kailash Rani's house. Going from east to west, passing in 
front of Gulab Kumar's house, then Turning from Murabba No. 291 and walking from south to north, it joins the 
Western Murabba line of Murabba No. 272 which meets back at Dera Rana, Siwan. 


Ward No. 12 :- From Kranti Mohalla Pratap Singh Rana's house, walking towards North-East, then from 
Karmaveer's house, walking from South to North, then walking from the house of Sukhbir Singh towards north, then 
after turning left from Ashok Kumar's house, from West to East, then Walking towards Balveer's house, after passing 
Kewal Middha’s house, then passing Joginder Rana's house from west to north, then passing near Babita's house from 
west to east then passing from house of Balram saini from south to east in front of house of Arjun Das, then walking 
in front of Tarsem's house, from south to north, then passing in front of Kahlon Boutique, from west to east, then 
passing in front of Sanskriti Collection, from south to north, then passing Kaithal Cheeka main road from North to 


910 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) 


South direction towards Govt. Sr. Sec. then Turning from the left side of the bus stand through the school in front of 
the bus stand, walking from east to west and then taking a turn from east to south in front of Allahdeen's house. then 
walking from Jagir Singh's house in east to west direction from Sandeep's house going south to north direction from 
Kamal Kishore's house going from east to west direction from Bhushan Lal's house going south to north Walking 
from east to west in the left and right lane of Satish Verma's house, then passing in front of Sunil Dutt's house and 
meets back at Pratap Singh Rana's house. 


Ward No. 13 :- Moving from Pradeep Mehta's house in north to east direction from Shiv Dayal's house going north 
to south direction walking in the right direction of Sanskriti Collection, walking in the south direction from Khem Chand’s 
House in south direction after passing Pala Ram’s house that going from east to west direction of Jai Bhagwan’s 
House going from north to south direction from left of Mahendra Pal’s house and from east to west passing in front of 
Mahendra Singh’s house from north to south direction, then passing through house of Nand Kishor then passing 
house of Shimla Devi from east to west direction then walking in south direction towards house of Ramesh then 
walking from east to west towards house of Saroj Gupta then walking in North to South direction passing the Radhe 
Shayam’s house then walking in the direction from east to west passing the street in front house of Leela Kishan 
Khattar’s to house of Ram Pal then from south to north passing in front of Ramesh Kumar’s house going from south 
to north, after passing in front of Rajesh Bansal’s house to Geetansh Madan’s house and meets back to Pardeep 
Mehta’s house 


Ward No. 14 :- While walking from the front of Geeta School in the direction towards the east, then Murabba 
No. 258 from South to North, then Murabba No. 258 going from west to east direction, passing in front of Krishna 
Kumar's house, going from south to north direction from Santokh Singh's house after passing through Murabba 
No. 259 from north to south direction from Kaithal Cheeka Main Road Moving towards Rika Atta box, passing in 
front of , then passing the street in front of State Bank of India, moving in the east to west direction, then moving 
from the house of Gaurav Bhatt in the east to west direction from Subhash's house, Moving from south to north 
direction, then walking from west to east direction from the Chowk of Geeta school to meet back at Geeta School. 


Ward No. 15 :- On the western boundary of the municipality, Murabba No. 86 Killa No. 10, along the east side of 
municipal boundary to Murabba No. 88, 105, 104, 103, 109, 110, 136, 135, 144, 145, 146, 147, 133, 132, 111, 112, 
102, 90, 82, 69 passing through Murabba No. In 61, going up to the Saraswati river, then going east along the 
Saraswati river with Krishna Lal's house, then turning from the house of Kartar Singh and walking from north to 
south, then turning from Joga Singh's house in the north to east direction. After that turning from Phool Chand's house 
and moving from west to east direction, main Kaithal Cheeka Road, then through Dera Gautampura, then the street in 
front of Shiv Pesticides & Fertilizers which runs from east to west. After that passing from Gyan Singh's house, 
walking from north to south, passing through the middle of Murabba No. 259, walking from east to west, passing in 
front of the temple, walking from the middle of Murabba No. 258 to the south. From Main Road Sotha in east to west 
direction, passing Geeta School in front of Dera Rana, then marching south to north direction of Murabba No. 248, 
Killa No. 25. Along the western boundary of the municipality meet back at Murabba No. 86 Killa No. 10. 


ARUN GUPTA, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


9533—C.S.—H.G.P. Pkl. 


